रजिस्ट्री सं- डीएल ( एन ) 04/0007/2003 – 23 

— 


भारत का राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 7 ] 
No. 7 ] 


सी . जी . डी . एल . सा . - 18022023-243713 


- 


नई दिल्ली , शनिवार , फरवरी 18 – फरवरी 24 , 2023 ( माघ 29 , 1944 ) 

NEW DELHI , SATURDAY , FEBRUARY 18 – FEBRUARY 24 , 2023 ( MAGHA 29 , 1944 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


नाम 

श्री दीपक मिश्रा 

श्री सौरभ भटनागर 

श्री अंकुश शर्मा 

श्री जी . किरन कुमार 
श्री जगबिशाल सिंह 
श्री अजय कुमार 


REGISTERED No. DL— ( N ) 04 / 0007 / 2003-23 


1–464 GI / 2022 


CG - DL - W - 18022023-243713 

साप्ताहिक / WEEKLY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


[ रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[ Notifications Regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by 
the Ministry of Defence ] 


भाग I– खण्ड 4 

[ PART I— SECTION 4 ] 


सं . 35 , दिनांक 7 फरवरी 2023 - राष्ट्रपति , निम्नलिखित 06 सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारियों को ( 44900-142500 के 

पे लेवल 7 में समूह ' ख ' राजपत्रित ) नियुक्त करते हैं । सीएएसओ संवर्ग के इन अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख को कार्यभार 
ग्रहण कर लिया है : 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 18 फरवरी 2023 


पदोन्नति 

सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी 
सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी 
सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी 
सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी 

सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी 
सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी 


( 471 ) 


नियुक्ति की तारीख 
18 फरवरी 2018 

24 दिसम्बर 2018 

22 नवम्बर 2018 

26 अगस्त 2020 

24 सितम्बर 2018 

24 दिसम्बर 2018 


सरोजिनी शर्मा 

अवर सचिव ( सशस्त्र सेनाएँ ) 


472 


भारत का राजपत्र , फरवरी 18 , 2023 ( माघ 29 , 1944 ) 


नाम 

श्री महेश कुमार शर्मा 

सुश्री इंदिरा श्रीहरि 

सुश्री प्रोमिला चुघ 

श्री हरिकृष्ण सुव्वादा 


नई दिल्ली , दिनांक 14 दिसंबर 2022 


सं . 36 , दिनांक 8 फरवरी 2023 : 

सं . ए -32016 / 02 / 2022 - रक्षा ( स्था . / ग्रुप -1 ) — राष्ट्रपति , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18.11.2022 के आदेश . सं . 3 / 11 / 
2022 - सीएस . II ( ए ) के मार्फत वरिष्ठता कोटा ( एसक्यू ) में नियमित आधार पर चयन सूची वर्ष -2022 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक 
सेवा ( सीएसएसएस ) की प्रधान निजी सचिव ग्रेड की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप सीएसएसएस संवर्ग के निम्नलिखित 
अधिकारियों को दिनांक 18.11.2022 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्त 
करते हैं : 


[ भाग I— खण्ड 4 


2. उपर्युक्त नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालयी मामलों के परिणाम के अधीन होगीः 

( 1 ) 

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में 2022 की सिविल अपील सं . 629 ( 2011 की एसएलपी ( सी ) सं . 30621 ) और संबंधित 
मामले ( मामलों का जरनैल सिंह बैच ) ; 

( ii ) संबंधित मामले में कोई अन्य न्यायालयी मामला । 


- 

2. उपर्युक्त नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालयी मामलों के परिणाम के अधीन होगी : 

( i ) 


सुनील कुमार अदलखा 
अवर सचिव 


दिनांक 21 दिसंबर 2022 

सं . ए -32016 / 02 / 2022 - रक्षा ( स्था . / ग्रुप -1 ) — राष्ट्रपति , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.12.2022 के आदेश सं . 3 / 11 / 
2022 - सीएस II ( ए ) के मार्फत वरिष्ठता कोटा ( एसक्यू ) में नियमित आधार पर चयन सूची वर्ष -2022 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक 
सेवा ( सीएसएसएस ) की प्रधान निजी सचिव ग्रेड की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप श्री जे . पी . लाकड़ा को दिनांक 07.12.2022 
के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्त करते हैं । 


भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में 2022 की सिविल अपील सं . 629 ( 2011 की एसएलपी ( सी ) सं . 30621 ) और संबंधित 
मामले ( मामलों का जरनैल सिंह बैच ) ; 

( ii ) संबंधित मामले में कोई अन्य न्यायालयी मामला । 


सुनील कुमार अदलखा 
अवर सचिव 


दिनांक 13 जनवरी 2023 

सं . ए -32016 / 02 / 2022 - रक्षा ( स्था . / ग्रुप -1 ) - राष्ट्रपति , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2022 के आदेश . सं . 3 / 11 / 
2022 - सीएस . || ( ए ) के मार्फत वरिष्ठता कोटा ( एसक्यू ) में नियमित आधार पर चयन सूची वर्ष 2022 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक 
सेवा ( सीएसएसएस ) की प्रधान निजी सचिव ग्रेड की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप , सीएसएसएस संवर्ग के निम्नलिखित 


भाग I— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 18 , 2023 ( माघ 29 , 1944 ) 


नाम 

सुश्री संगीथा कन्नन 

श्रीमती वीना बतरा 


473 


अधिकारियों को दिनांक 02.01.2023 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्त 
करते हैं : 


2. उपर्युक्त नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालयी मामलों के परिणाम के अधीन होंगीः 

( i ) 

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में 2022 की सिविल अपील सं . 629 ( 2011 की एसएलपी ( सी ) सं . 30621 ) और संबंधित 
मामले ( मामलों का जरनैल सिंह बैच ) ; 

( ii ) संबंधित मामले में कोई अन्य न्यायालयी मामला । 


सुनील कुमार अदलखा 
अवर सचिव 


474 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 18 , 2023 ( MAGHA 29 , 1944 ) 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi , the 18th February 2023 

No. 35 , dated 7th February 2023 — The President of India is pleased to appoint following Civilian Assistant Security 
Officers ( Group B Gazetted in Pay Level - 7 i.e.44900-142500 ) . These officers have joined on the date as mentioned against 
each : 


Name 

Shri Deepak Mishra 

Shri Saurabh Bhatnagar 

Shri Ankush Sharma 

Shri G Kiran Kumar 
Shri Jagbishal Singh 

Shri Ajay Kumar 


( ii ) 


Appointed as 
CASO 

CASO 

CASO 

CASO 

CASO 

CASO 


Date of Appointment 

18 Sep 18 

24 Dec 18 

22 Nov 18 

26 Aug 20 

24 Sep 18 

24 Dec 18 


( ii ) 


[ PART I - SEC . 4 


New Delhi , the 14th December 2022 


No. 36 , dated 8th February 2023 : 

No. A - 32016 / 02 / 2022 – D ( Estt.I / Gp.I ) - Consequent upon inclusion in the Select List of Principal Private Secretary 
Grade of Central Secretariat Stenographer Service ( CSSS ) for the Select List year – 2022 on regular basis against Seniority 
Quota ( SQ ) vide Department of Personnel & Training Order No. 3 / 11 / 2022 - CS.II ( A ) dated 18.11.2022 , the President is 
pleased to appoint the following officers of CSSS Cadre to the grade of Principal Private Secretary of CSSS on regular basis 
in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 18.11.2022 : 

Name 

Shri Mahesh Kumar Sharma 

Ms. Indira Srihari 

Ms. Promila Chugh 

Shri Hari Krishna Suvvada 

2. The aforesaid appointments shall be subject to the outcome of the following Court cases : 

( i ) 


SAROJINI SHARMA 
Under Secretary ( Armed Forces ) 


Civil Appeal No. 629 of 2022 { arising out of SLP ( C ) No. 30621 of 2011 ) in Hon'ble Supreme Court of India 
and connected matters ( Jarnail Singh batch of cases ) ; 

Any other court case in a connected matter . 


SUNIL KUMAR ADLAKHA 
Under Secretary 


The 21st December 2022 

No. A - 32016 / 02 / 2022 - D ( Estt.I / Gp.I ) -Consequent upon inclusion in the Select List of Principal Private Secretary 
Grade of Central Secretariat Stenographers ' Service ( CSSS ) for the Select List year - 2022 on regular basis against Seniority 
Quota ( SQ ) vide Department of Personnel & Training Order No. 3 / 11 / 2022 - CS.II ( A ) dated 07.12.2022 , the President is 
pleased to appoint Shri J. P. Lakra to the grade of Principal Private Secretary of CSSS on regular basis in the Ministry of 
Defence with effect from the forenoon of 07.12.2022 . 


2. The aforesaid appointments shall be subject to the outcome of the following Court cases : 

( i ) Civil Appeal No. 629 of 2022 { arising out of SLP ( C ) No. 30621 of 2011 ) in Hon'ble Supreme Court of India 
and connected matters ( Jarnail Singh batch of cases ) ; 

Other court case in a connected matter . 


SUNIL KUMAR ADLAKHA 

Under Secretary 


PART I SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 18 , 2023 ( MAGHA 29 , 1944 ) 


The 13th January 2023 

No. A - 32016 / 02 / 2022 - D ( Estt.I / Gp.I ) -Consequent upon inclusion in the Select List of Principal Private Secretary 
Grade of Central Secretariat Stenographer Service ( CSSS ) for the Select List year - 2022 on regular basis against Seniority 
Quota ( SQ ) vide Department of Personnel & Training Order No. 3 / 11 / 2022 - CS.II ( A ) dated 28.12.2022 , the President is 
pleased to appoint the following officers of CSSS Cadre to the grade of Principal Private Secretary of CSSS on regular basis . 
in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 02.01.2023 : 


( ii ) 


475 


Name 

Ms. Sangeetha Kannan 

Ms. Veena Batra 


2. The aforesaid appointments shall be subject to the outcome of the following Court cases : 

( 1 ) 

Civil Appeal No. 629 of 2022 { arising out of SLP ( C ) No. 30621 of 2011 ) in Hon'ble Supreme Court of India 
and connected matters ( Jarnail Singh batch of cases ) ; 

Any other court case in a connected matter . 


SUNIL KUMAR ADLAKHA 
Under Secretary 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली- 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली - 110054 द्वारा ई- प्रकाशित 

UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 


JAGANATHA Digitally signed by 
JAGANATHAN 
N ANANTHA ANANTHA KUMAR 
Date : 2023.02.18 
KUMAR 
09:22:58 + 05'30 ' 


